निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 185 ) 


16 वैशाख 1933 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 6 मई 2011 


सं0 एल / एच0जी0 - 1703/ 02 - 4099 

गृह (विशेष ) विभाग 


- - - - - - - 


मामला 


राज्य 


सरक 


संकल्प 

5 मई 2011 
विषयः- गृह रक्षकों के अतिरिक्त स्वच्छ नामांकन में महिलाओं को 10 प्रतिशत 

प्रतिनिधित्व देने के संबंध में । 

महिलाओं को ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने का मामला 
सरकार के विचाराधीन था । वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 
राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए एवं संगठन कार्यबल में महिलाओं 
की आवश्यकता को देखते हुए शहरी गृह रक्षकों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में भी 
महिला गृह रक्षकों के नामांकन पर विचार -विमर्श किया गया । 

इस क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि गृह रक्षकों के पूर्व से स्वीकृत बल का 20 
प्रतिशत स्वच्छ नामांकन किये जाने पर सरकार का आदेश है । 

अतः उक्त नामांकन में महिलाओं को 10 प्रतिशत क्षैतिज ( Horizontal ) 
प्रतिनिधित्व दिया जाये तथा आरक्षण प्रावधान के तहत उपरोक्त अधिसीमा के 
अन्तर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3 प्रतिशत उर्ध्वधर (Vertical) आरक्षण दिया 
जाये। इस प्रकार इस व्यवस्था द्वारा चयनित महिला जिस वर्ग विशेष की होंगी 
उसकी गिनती उसी वर्ग विशेष के विरूद्ध की जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मई 2011 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण 
अंक में अविलंब प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 सउद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 185 -571 +50- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


